निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 107 ) 


9 चैत्र 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार 30 मार्च 2011 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

24 मार्च 2011 
सं0 4 ( न) - 13वें वित्त अयोग -01 / 2008 – 1711 - 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी 
नगर निकायों में सामान्य निष्पादन अनुदान ( General Performance Grant ) के लिए जहाँ वृद्धि आधारित द्वैय 
प्रवेशन लेखांकन प्रणाली ( Accrual based double entry system) पूर्व से लागू है, को छोड़कर अन्य सभी 
नगर निकायों में यह प्रणाली दिनांक 01 अप्रील 2011 से लागू की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह, 
सरकार के उप - सचिव - सह - निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 107 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


